रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सामेबजगाते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 13, 2014/ ज्येष्ठ 23 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13 , 2014 /JYAISTHA 23, 1936 


5. 


सं . 320 ] 
No. 320 ] 


NEW DELHI,FRI 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 जून , 2014 

सं . 26 /2014- सीमा शुल्क ( एडीडी) 
सा. का .नि . 404( अ ). - अभिहित प्राधिकारी, यूरोपीय संघ और मेक्सिको (जिसे इसके बाद विषयगत देशों कहा 
गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “होमोपोलीमर विनायल क्लोराइड मोनोमर ( सस्पेंशन ग्रेड) ” (जिसे 
इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) ( एतद्पश्चात् सीमा 
शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित ) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3904 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं , के आयात के 
मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -II, खंड-1, तारीख 4 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष 
अधिसूचना फा . सं . 14/1012/ 2012-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि 
(i) विषयगत देशों से विषयगत माल का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है; 
( ii ) विषयगत देशों से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; 
( iii ) वास्तविक क्षति विषयगत देशों से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है, 

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत माल पर अनंतिम प्रतिपाटन 
शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ; 

इसलिए, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण 
और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 
( 1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
2461 GI/ 2014 


- 


- 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i )] 


प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा संबद्ध वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम 
( 3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप - शीर्ष के अंतर्गत आते हैं , जो 
कॉलम ( 2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , कॉलम ( 4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं 

और कॉलम ( 5 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम ( 6 ) में सामने दी गई प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम ( 7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा 
निर्यातित हैं , और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम ( 9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप 
की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम ( 8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य 
प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है । 


सारणी 


क्र . | शीर्ष 


उद्गम 


राशि 


इकाई 


मुद्रा 


| वस्तु 
विवरण 


देश 


( 5 ) 


( 8) 
39 .65 


( 1 ) ( 2 ) 
1. | 3904 विनाइल क्लोरोइड | यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 


( 9 ) 
मीट्रिक 
टन 


(10 ) 
अमरीकी 
डालर 


संघ 


39 . 65 


मीट्रिक | अमरीकी 


टन 


डालर 


3904 विनाइल क्लोरोइड | यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 

( सस्पेंशन ग्रेड ) 
3. | 3904 विनाइल क्लोरोइड । यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 


निर्यात उत्पादक 

निर्यातक 
का देश 
( 6 ) 

( 7 ) 
यूरोपीय मैसर्स मैसर्स 

आईएनईओस आईएनई ओस 
विनायल्स 

| विनायल सेल्स 
डूयूशलैंड जीएमबीएच , 
जीएमबीएच , जर्मनी 

जर्मनी 
यूरोपीय । मैसर्स मैसर्स 
संघ आईएनईओएस आईएनईओएस 

स्वेरिज एबी , | स्वेरिज एबी , 

स्वीडेन स्वीडेन 
यूरोपीय मैसर्स 

मैसर्स 
संघ आईएनओएस आईएनओएस 
क्लोर 

क्लोर 
विनायल्स विनायल्स 
लिमिटेडवी , लिमिटेडवी , 
वेल्जियम वेल्जियम 

एन वी एन वी 
यूरोपीय । मैसर्स 

मैसर्स 
आईएनईओएस | आईएनईओएस 
क्लोर 

क्लोर 
विनायल्स विनायल्स 
लिमिटेड लिमिटेड 


39 . 65 


मीट्रिक 


अमरीकी 
डालर 


टन 


39 . 65 


मीट्रिक | अमरीकी 
टन डालर 


सघ 


4. | 3904 | विनाइल क्लोरोइड | यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 


यू. के . 


यू. के . 


5 . 


यूरोपीय । 


क्रम संख्या 1 से 4 के अलावा । 189. 99 

अन्य कोई संयोजन 


मीट्रिक | अमरीकी 
टन डालर 


संघ 


3904 | विनाइल क्लोरोइड | यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 

( सस्पेंशन ग्रेड ) 
3904 विनाइल क्लोरोइड यूरोपीय संघ 

मोनोमर का 
होमोपालिमर 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 


6 . 


का 


कोई 


कोई 


189. 99 


मीट्रिक 


अमरीकी 
डालर 


टन 


यूरोपीय 
संघ के 
अलावा 
अन्य 
कोई देश 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7. 


कोई 


कोई 


189. 99 


मीट्रिक 


अमरीकी 


टन 


डालर 


3904 विनाइल क्लोरोइड | मैक्सिको और यूरोपीय 

मोनोमर का यूरोपीय संघ संघ 
होमोपालिमर के अलावा 
( सस्पेंशन ग्रेड ) अन्य कोई 


देश 


88. 10 


मीट्रिक 


अमरीकी 
डालर 


टन 


163. 05 मीट्रिक 


अमरीकी 
डालर 


टन 


8 . | 3904 | विनाइल क्लोरोइड मैक्सिको मैक्सिको मैक्सिकेम मैक्सिकेम 
मोनोमर का 

रेजिनास रेजिनास 
होमोपालिमर 

विनिलिकास विनिलिकास 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 

एस. ए. डी . एस. ए. डी . 

सी . वी . सी . वी . 
9 . | 3904 | विनाइल क्लोरोइड मैक्सिको मैक्सिको क्रम संख्या 8 के अलावा कोई 
मोनोमर का 

अन्य संयोजन 
होमोपालिमर 

( सस्पेंशन ग्रेड ) 
10. | 3904 विनाइल क्लोरोइड मैक्सिको मैक्सिको कोई 

कोई 
मोनोमर का 
होमोपालिमर 

अलावा 
( सस्पेंशन ग्रेड ) 

अन्य 

कोई देश 
3904 विनाइल क्लोरोइड मैक्सिको और मैक्सिको कोई 

। कोई 
मोनोमर का - यूरोपीय संघ 
होमोपालिमर के अलावा 
( सस्पेंशन ग्रेड ) अन्य कोई 

देश 


163. 05 


मीट्रिक 
टन 


अमरीकी 
डालर 


11. । 


163 .05 मीट्रिक 


अमरीकी 
डालर 


टन 


टिप्पणी: विचाराधीन उत्पाद विनायल क्लोराइड मोनोमर ( सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर है जहां विभिन्न पॉलीमर 
श्रृंखलाएं एक - दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है । तथापि, इसमें विशेष पॉली विनायल क्लोराइड सेंस्पेंशन रेजिनों जैसे क्रास लिंक्ड 
पॉली विनायल क्लोराइड, क्लोरिनेटेड पॉली विनायल क्लोराइड ( सीपीवीसी), विनायल क्लोराइड- एसिटेट कोपोलिमर (वीसी 
वीएसी), पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन और पीवीसी ब्लेंडिग रेजिन, का अपवर्जन किया गया है । 
2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम अधिसूचना द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की तारीख से 5 वर्ष की अवधि 
तक ( जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका 
अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्ग्रहित किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा । 
स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के आशय से , ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू " विनिमय दर " वहीं होगी 
जो सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा ( 3) के खण्ड ( क ) के उप - खण्ड (i) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) द्वारा समय- समय पर जारी 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम 
की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 

[ फा .सं. 354/ 201/2013 -टीआरयू] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(b ) 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th June , 2014 

No. 26 /2014 - Customs (ADD ) 
G .S .R . 404(E ).-Whereas in the matter of homopolymer of vinyl chloride monomer ( suspension grade) 
(hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 
1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in , or exported from the European 
Union and Mexico (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India , the designated 
authority in its final findings published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1, vide notification number 
14 / 1012/2012 -DGAD , dated the 4th April , 2014 , had come to the conclusion that - 
(a ) the subject goods have been exported to India from the subject countries below its associated normal 

values ; 
the domestic industry has suffered material injury on account of imports of subject goods from subject 

countries ; 
(c ) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries, 
and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from 
the subject countries and imported into India , in order to remove injury to the domestic industry . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (5 ) of section 9A of the Customs 
Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti -dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , the Central Government, after considering the 
aforesaid final findings of the designated authority , hereby imposes on the subject goods, the description of which is 
specified in column (3 ) of the Table below , falling under the heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as 
specified in the corresponding entry in column (2 ), originating in the countries as specified in the corresponding entry in 
column (4 ), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5 ), produced by the 
producers as specified in the corresponding entry in column (6 ), exported by the exporters as specified in the 
corresponding entry in column (7 ), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as 
specified in the corresponding entry in column (8 ) in the currency as specified in the corresponding entry in column 
( 10 ) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


Sl. 


Country of 
origin 


Producer 


Heading | Description of 

goods 


Exporter 


Country of 
export 


Amount Unit | Curr 

ency 


No 


( 1 ) 


( 2 ) 
3904 


(5 ) 
European 
Union 


(6 ) 
M /s INEOS 
Vinyls 
Desutschland 
GmbH , 
Germany 


( 7 ) 

| ( 8 ) 
M /s INEOS 39.65 
Vinyls Sales 
GmbH 
Germany 


(9 ) ( 10 ) 
MT US 

Dollar 


3904 


European 
Union 


39.65 


MT US 


M / s INEOS 
Sverige AB , 
Sweden 


M /s INEOS 
Sverige AB , 
Sweden 


Dollar 


( 3 ) 

(4 ) 
Homopolymer European Union 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer European Union 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer European Union 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer | European Union 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 


| 3904 


European 
Union 


39.65 


MT US 


M /s INEOS 
ChlorVinyls 
Belgium NV 


M /S INEOS 
ChlorVinyls 
Belgium NV 


Dollar 


3904 


| 39 .65 


| MT 


European 
Union 


M /s INEOS 
ChlorVinyls 
Ltd , UK 


M /s INEOS 
ChlorVinyls 
Ltd , UK 


US 
Dollar 


[ 911 II - QU5 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . 


| 3904 


| MT 


6 . 


3904 


Any 


3904 


3904 


Homopolymer European Union European Any other combination except 189.99 

US 
of vinyl 

Union Sl. No. 1 to 4 

Dollar 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer | European Union | Any country | Any 

189 .99 MT US 
of vinyl other than 

Dollar 
chloride 

European 
monomer 

Union 
( suspension 
grade) 
Homopolymer | Any country European Any 

Any 

189 .99 MT US 
of vinyl other than Union 

Dollar 
chloride 

Mexico and 
monomer 

European Union 
(suspension 
grade) 
Homopolymer | Mexico 

Mexico Mexichem 

Mexichem 88 . 10 MT US 
of vinyl 

Resinas Resinas 

Dollar 
chloride 

Vinílicas, S . A . Vinílicas, 
monomer 

de C . V . 

S . A . de C . V . 
( suspension 
grade) 
Homopolymer Mexico 

Mexico 

Any other combination except 163. 05 MT US 
of vinyl Sl. No. 8 

Dollar 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer | Mexico 

Any Any Any 

163.05 MT US 
of vinyl country 

Dollar 
chloride 

other than 
monomer 

Mexico 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer Any country Mexico 

Any 

Any 

| 163. 05 MT US 
of vinyl 

other than 

Dollar 
chloride 

Mexico and 
monomer 

European Union 
( suspension 
grade ) 


| 3904 


10 . 


3904 


11. 


3904 


Note : The product under consideration is homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade) where various 
polymer chains are not linked to each other, which however, excludes the specialty poly vinyl chloride suspension resins 
such as cross - linked poly vinyl chloride, chlorinated poly vinyl chloride (CPVC ), vinyl chloride – vinyl acetate 
copolymer (VC - VAc), poly vinyl chloride paste resin and poly vinyl chloride blending resin . 
2 . The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless 
revoked , superseded or amended earlier ) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall 
be paid in Indian currency . 
Explanation. For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such 
anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act. 


[F .No. 354 / 201/2013 -TRU ] 


AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली,13 जून , 2014 

सं . 27/2014 -सीमा शुल्क ( एडीडी ) 
सा . का .नि . 405( अ).--- जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 5 अक्तूबर , 2012 के भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग 1, खंड-( 1) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं. 21/ 29/ 2011-डीजीएडी, के अंतर्गत ताइवान , चीनी 
जनवादी गणराज्य , इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आरपी , मलेशिया , थाइलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमरीका ( यहां जिसे 
विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है ) से मूलत : उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए विनायल क्लोराइड 
मोनोमर ( सस्पेंशन ग्रेड ) का होमोपालिमर ( यहां जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा 
शुल्क अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम 
अनुसूची में शीर्ष 3904 के अंतर्गत आते हैं , के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र , 
असाधारण, 
भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii ) में दिनांक 23 जनवरी, 2008 को सा . का .नि . सं. 52 ( अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग) की दिनांक 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 11/2008-सीमा -शुल्क के 
अंतर्गत लागू किया गया था , को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी । 


और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण , भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii) में दिनांक 
22 जनवरी, 2014 को सा. का .नि. सं. 881 ( अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 6 दिसम्बर , 2012 की अधिसूचना सं. 52/ 2012 - सीमा - शुल्क ( एडीडी ) के द्वारा, 6 दिसम्बर, 2012 तक 
विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 
बनाए रखा था । 


और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात 
पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग I, 
खंड - 1, में दिनांक 4 अप्रैल , 2014 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं . 21/ 29/ 2011-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर 
पहुंचे हैं कि 


(i) विचाराधीन उत्पाद का कोरिया को छोड़कर अन्य सभी विषयगत देशों से पाटित कीमतों पर आयात जारी रहेगा; 


(ii ) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति सहन नहीं करनी पड़ी ; 


(iii ) यदि विषयगत देशों ( कोरिया आर. पी. के सिवा) से पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाना है तो घरेलू उद्योग को 
विषयगत माल के पाटन के कारण क्षति के जारी रहने की संभावना है । 


और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत 
वस्तुओं के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए ; 


इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) 
नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की धारा 9क की 
उप-धारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


e 


के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट 
है और उक्त सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप -शीर्ष के अंतर्गत आते हैं , जो कॉलम (2) में सामने 
की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम ( 4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम ( 5) में 
सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से नियंतित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं , और 
भारत में आयातित हैं , पर उक्त सारणी के कॉलम ( 9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट , 
कॉलम ( 10 ) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर 
लगाती है । 


- 


सारणी 


क्र . स . | शीर्ष 


वस्तु 


उद्गगम 


निर्यातक 


राशि 


मुद्रा 


निर्यात का | उत्पादक 

देश 


विवरण 


देश 


मापन 
की 
इकाई 

( 9 ) 
मीट्रिक टन 


( 1 ) 


| 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
ताइवान 


( 8 ) 
- 33.62 


( 10) 
अमरीकी 


3904 


ताइवान 


33. 62 


न 


( 3) 
विनाइल 
क्लोरोइड 
मोनोमर का 
होमोपालिमर 
( सस्पेंशन 
ग्रेड ) 


( 6) 
सीजीपीसी 
पोलिमर 
कारपोरेशन 


( 7 ) 
सीजीपीसी 
पोलिमर 
कारपोरेशन 


डालर 


2 


3904 


वही 


ताइवान 


ताइवान 


3. 


3 


3904 


3904 


वही 


ताइवान 


यूरोपीय 
संघ 


डालर 


3904 


वही 


ताइवान 


डालर 


संयुक्त 
राष्ट्र 
अमरीका 
यूरोपीय 
संघ 


इंक . 


3904 


वही 


ताइवान 


चीन जनरल चीन जनरल 33. 62 मीट्रिक टन । अमरीकी 
प्लास्टिक प्लास्टिक 

डालर 
कारपोरेशन कारपोरेशन 
चीन जनरल ट्रिकान 33 . 62 मीट्रिक टन | अमरीकी 
प्लास्टिक ओवरसीज 
कारपोरेशन 

इंक एनर्जी 

( यूके लि . ) 
चीन जनरल 

33.62 मीट्रिक टन । अमरीकी 
प्लास्टिक ओवरसीज 
कारपोरेशन 
फोरमोसा ट्रिकान एनर्जी । शून्य - मीट्रिक टन । अमरीकी 
प्लास्टिक्स यूके लिमिटेड 

डालर 
कारपोरेशन 
फोरमोसा फोरमोसा | शून्य मीट्रिक टन । अमरीकी 
प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स 
कारपोरेशन कारपोरेशन 
ओसन 

ओसन 9. 47 मीट्रिक टन । अमरीकी 
प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स 
कंपनी लि0 कंपनी लि0 
उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई 

मीट्रक टन अमरीकी 
संयोजन 

डालर 
कोई 

61.25 मीट्रिक टन | अमरीकी 

डालर 


3904 


वही 


ताइवान 


ताइवान 


डालर 


3904 


वही 


ताइवान 


ताइवान 


न 


डालर 


3904 


वही 


ताइवान 


ताइवान 


61. 25 


3904 


वही 


ताइवान 


कोई 


ताइवान के 

अलावा 
अन्य कोई 

देश 


10 . 


3904 


वही 


। 


ताइवान 


कोई 


कोई 


61. 25 


मीट्रिक टन 


अमरीकी 


विषयगत देशों 

कोरिया ) 
आर. पी . के 


डालर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


सिवा ) 
के अलावा अन्य 

कोई देश 
चीन जनवादी 
गणराज्य 


11. 


3904 


वही 


चीन 


डालर 


3904 


वही 


चीन जनवादी 


गणराज्य 


संघ 


3904 


___ वही 


चीन जनवादी 


चीन 


गणराज्य 


डालर 


14. 


3904 


3904 


वही 


चीन जनवादी 


गणराज्य 


15. 


3904 


3904 


वही 


| 


चीन जनवादी 


चीन 


गणराज्य 


16. 


3904 


वही 


क्विंग्डाओ क्विंग्डाओ | 139.64 मीट्रिक टन अमरीकी 
जनवादी हेजिंग हेजिंग 
गणराज्य कैमिकल ( ग्रुप) कैमिकल (ग्रुप ) 

लि कंपनी. कंपनी लि . 
यूरोपीय 

क्विंग्डाओ ट्रिकान एनर्जी | 139.64 मीट्रिक टन अमरीकी 
हेजिंग यूके लिमिटेड 

डालर 
कैमिकल ( ग्रुप ) 
कंपनी लि . 

यिविन यिविन | 139.52 मीट्रिक टन । अमरीकी 
जनवादी । टियानयुआन टियानयुआन 
गणराज्य | ग्रुप कंपनी लि . ग्रुप कंपनी लि . 

चीन झिन्जियांग झिन्जियांग | 91.27 मीट्रिक टन अमरीकी 
जनवादी शिहेजी झोंग्फा टियानई फारेन 

डालर 
गणराज्य केमिकल कंपनी | ट्रेड कंपनी 
लि0 

लि0 
टिआनजिन टिआनजिन 123. 27 | मीट्रिक टन । अमरीकी 
जनवादी एलजी डागू एलजी डागू 

डालर 
गणराज्य केमिकल कंपनी केमिकल 

लि0 कंपनी लि0 
| टिआनजिन डागू टिआनजिन | 123. 27 मीट्रक टन । अमरीकी 
जनवादी केमिकल कंपनी | डागू केमिकल 

डालर 
गणराज्य 

कंपनी लि0 
शान्डांग ओसन शान्डांग 123. 27 | मीट्रिक टन | अमरीकी 
जनवादी केमिकल क्लोर ओसन 
गणराज्य अलकलाय केमिकल 

रेजिन कंपनी आयात एवं 
लि0 निर्यात कंपनी 

लि0 
झिन्जियांग झिन्जियांग । 123. 27 | मीट्रिक टन । अमरीकी 
जनवादी 

जोंग्टाई 
गणराज्य केमिकल कंपनी केमिकल 

लि0 कंपनी लि0 
चीन 

तगशान सेन्यू तगशान सेन्यू _ 123. 27 | मीट्रक टन । अमरीकी 
जनवादी क्लोर इंटरनेशनल 

डालर 
गणराज्य अलकलाय इंडस्ट्रीज 

कंपनी लि0 कंपनी लि0 
चीन चिपिंग जिन्फा निंग्बो ग्रांड | 123.27 मीट्रिक टन अमरीकी 
जनवादी पीवीसी कंपनी । इंटरनेशनल 

डालर 
गणराज्य 

ट्रेडिंग कंपनी 


चीन जनवादी 
गणराज्य 


चीन 


लि0 


17 . 


3904 


3904 


वही 


। 


चीन जनवादी 


चीन 


गणराज्य 


डालर 


3904 


वही 


चीन जनवादी 


। 


चीन 


गणराज्य 


जोंग्टाई 


डालर 


19. 


3904 


वही 


चीन जनवादी 
गणराज्य 


20 . | 


3904 


वही 


। 


चीन जनवादी 


123. 27 


गणराज्य 


लि0 


लि0 


3904 


वही 


चीन जनवादी 


चीन 


उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई । 147.96 - मीट्रिक टन । अमरीकी 
संयोजन 

डालर 


गणराज्य 


22. 


___ 3904 


3904 


वही 


चीन जनवादी 


कोई 


कोई 


जनवादी 
गणराज्य 

चीन 
जनवादी 
गणराज्य 
देशों के 
अलावा 


147. 96 | मीट्रिक टन | अमरीकी 

डालर 


गणराज्य 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अन्य कोई 


देश 


23. 


3904 


वही 


चीन 


कोई 


कोई 


। 147.96 


मीट्रिक टन 


अमरीकी 


जनवादी 


डालर 


गणराज्य 


विषयगत देशों 

कोरिया ) 
आर. पी . के 
सिवा ) 
अलावा अन्य 

कोई देश 
संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


24. 


3904 


3904 


वही 


संयुक्त 
राष्ट्र 
अमरीका 


टिकान डाई | 31. 22 
कैमिकल्स 
एलएलसी 


मीट्रिक टन । अमरीकी 

डालर 


25 . | 


3904 


वही 


। 


29.99 


मीट्रिक टन । 


अमरीकी 


। संयुक्त राष्ट्र 

अमरीका 


संयुक्त 
राष्ट्र 
अमरीका 


फोरमोसा 
प्लास्टिक्स 
कारपोरेशन , 
संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 
वेस्टलेक 
विनायल 
कारपोरेशन या 
वेस्टलेक 
विनायल कंपनी 
एलपी 
उपर्युक्त के 
अलावा अन्य 
कोई संयोजन 

कोई 


वेस्टलेक 
विनायल 
कंपनी एलपी 


डालर 


26 . | 


3904 


वही 


115.54 


मीट्रिक टन | अमरीकी 


डालर 


3904 


वही 


- 


कोई 


115 .54 


मीट्रिक टन 


अमरीकी 
डालर 


संयुक्त राष्ट्र संयुक्त 
अमरीका राष्ट्र 

अमरीका 
संयुक्त राष्ट्र संयुक्त 
अमरीका राष्ट्र 

अमरीका 
देशों के 
अलावा 
अन्य कोई 

देश 
विषयगत देशों । संयुक्त 

कोरिया ) - राष्ट्र 
आर. पी . के अमरीका 
सिवा ) 
अलावा अन्य 
कोई देश 
इंडोनेशिया इंडोनेशिया 


28. | 


3904 


वही 


कोई 


कोई 


| 115.54 


115. 54 


मीट्रिक टन 


अमरीकी 
डालर 


3904 


वही 


कोई 


कोई 


70.58 


न 


मीट्रिक टन । अमरीकी 

डालर 
मीट्रिक टन । अमरीकी 


3904 


वही 


इंडोनेशिया 


कोई 


कोई 


70.58 


डालर 


इंडोनेशिया 
के अलावा 
अन्य कोई 

देश 
इंडोनेशिया 


31. | 


3904 


वही 


। 


कोई 


कोई 


। 70.58 - मीट्रिक टन 


अमरीकी 


डालर 


विषयगत देशों 

कोरिया ) 
आर. पी . के 
सिवा ) 
अलावा अन्य 
कोई देश 
थाइलैंड 


32. 


3904 


वही 


थाईलैंड 


कोई 


कोई 


48 . 21 


मीट्रिक टन । अमरीकी 

डालर 
मीट्रक टन अमरीकी 


33. 


3904 


वही 


थाइलैंड 


कोई 


कोई 


48 . 21 


थाईलैंड के 

अलावा 
अन्य कोई 


डालर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


देश 


3904 


34. 


वहीं 


थाईलैंड 


कोई 


कोई 


48. 21 | मीटिक टन । अमरीकी 


डालर 


विषयगत देशों 

कोरिया) 
आर. पी . के 
सिवा ) 
अलावा अन्य 
कोई देश 
मलेशिया 


35. 


3904 


वही 


मलेशिया 


कोई 


कोई 


42. 92 


36. 


मीट्रिक टन । अमरीकी 

डालर 
मीटक टन । अमरीकी 

डालर 


3904 


वही 


मलेशिया 


कोई 


कोई 


42.92 
42 .92 


मलेशिया 
के अलावा 
अन्य कोई 


देश 


37 . 


____ 3904 


3904 


वही 


मलेशिया 


कोई 


कोई 


42. 92 


मीट्रिक टन 


अमरीकी 


डालर 


विषयगत देशों 

कोरिया ) 
आर. पी . के 
सिवा ) 
अलावा अन्य 
कोई देश 


3904 


वही 


जापान 


जापान 


कोई 


- 


कोई 


14. 95 


14.95 


न 


मीट्रिक टन अमरीकी 

डालर 
मीट्रिक टन | अमरीकी 


3904 


वही 


जापान 


कोई 


कोई 


14. 95 


जापान के 

अलावा 
अन्य कोई 


डालर 


3904 


3904 


वही 


जापान 


कोई 


कोई 


14. 95 


मीट्रिक टन । 


अमरीकी 
डालर 


विषयगत देशों 

कोरिया ) 
आर. पी . के 

सिवा ) 
के अलावा अन्य 

कोई देश 


टिप्पणी: विचाराधीन उत्पाद विनायल क्लोराइड मोनोमर ( सस्पेंशन ग्रेड ) का होमोपॉलीमर है जहां विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएं 
एक - दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है । तथापि , इसमें विशेष पीवीसी सेंस्पेंशन रेजिनों जैसे क्रास लिंक्ड पीवीसी, क्लोरिनेटेड पीवीसी 
( सीपीवीसी), विनायल क्लोराइड- एसिटेट कोपोलिमर (वीसी- वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी ब्लेंडिग रेजिन, का 
अपवर्जन किया गया है । 
2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ( जब 
तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं 
किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा । 
स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू " विनिमय दर " वहीं होगी जो 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप -धारा ( 3) के खण्ड ( क ) के उप- खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) द्वारा समय- समय पर जारी अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के 
अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 

[ फा. सं. 354/ 70/ 2007 -टीआरयू( भाग -1)] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


[ 911 II - QU5 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th June , 2014 

No. 27 / 2014 -Customs (ADD ) 
G . S. R . 405 ( E ). — Whereas, the designated authority, vide notification No. 21/29 /2011 - DGAD dated 5th October , 
2012 , published in Gazette of India , Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of 
anti -dumping duty on imports of homopolymer of vinyl chloride monomer ( suspension grade ) (hereinafter referred to as 
subject goods ) falling under heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter 
referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Taiwan , the People s Republic of China, Indonesia, 
Japan , Korea RP, Malaysia , Thailand and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries ), 
imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No . 11 /2008 
Customs, dated the 23rd January , 2008 , published in Part II , Section 3, Sub -section (i) of the Gazette of India , 
Extraordinary vide number G . S .R . 52 ( E ), dated the 23rd January, 2008 . 

And whereas, the CentralGovernment had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or 
exported from the subject countries upto and inclusive of the 22nd January , 2014 vide notification of the Government of 
India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 52/ 2012 -Customs (ADD ), dated the 6th December, 2012 , 
published in Part II , Section 3 , Sub -section (i) of the Gazette of India, Extraordinary vide number G . S .R 881 ( E ), dated the 
6th December , 2012 . 

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or 
exported from the subject countries, the designated authority in its final findings , published vide notification 
No . 21/ 29 /2011-DGAD , dated 4th April, 2014 , in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary , has come to the 
conclusion that 


(i) the product under consideration continues to be imported at the dumped prices from the subject countries 

except Korea RP; 


( ii ) the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports; 
( iii) the material injury to the domestic industry on account of dumping of subject goods is likely to continue if the 

anti dumping duties from subject countries except Korea RP are revoked , 
and has recommended continued imposition of the anti -dumping duty on the subject goods, originating in or exported from 
subject countries except Korea RP. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (5 ) of section 9A of the Customs 
Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti- dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , the Central Government, after considering the 
aforesaid final findings of the designated authority , hereby imposes on the subject goods, the description of which is 
specified in column (3 ) of the Table below , falling under the heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as 
specified in the corresponding entry in column ( 2 ), originating in the countries as specified in the corresponding entry in 
column ( 4 ), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5 ), produced by the producers 
as specified in the corresponding entry in column (6 ), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in 
column (7 ), and imported into India , an anti -dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding 
entry in column (8 ) in the currency as specified in the corresponding entry in column ( 10 ) and as per unit of measurement 
as specified in the corresponding entry in column (9 ), of the said Table , namely : 


TABLE 


Heading 


Description 


Producer 


Sl. 
No 


Exporter 


Amount Unit 


Country of 
origin 


Country 
of export 


Curr 
ency 


( 1 ) 


( 7 ) 


| ( 2 ) 
| 3904 


( 4 ) 
Taiwan 


( 5 ) 
Taiwan 


| (6 ) 
CGPC 
Polymer 
Corporation 


| ( 8 ) (9 ) 
CGPC Polymer | 33.62 | MT 
Corporation 


( 10 ) 
US 
Dollar 


( 3 ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 


2 . 


3904 


Taiwan 


Taiwan 


MT 


US 


China 
General 
Plastics 
Corporation 


China General | 33 .62 
Plastics 
Corporation 


Dollar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


3 . 


3904 


| Taiwan 


33 .62 | MT 


European 
Union 


China 
General 
Plastics 
Corporation 


| Tricon Overseas 

Inc. and Tricon 
Energy UK Ltd . 


US 
Dollar 


4 . 


3904 


Taiwan 


33.62 | MT 


United 
States 
America 


Tricon Overseas 
Inc. 


US 
Dollar 


of 


China 
General 
Plastics 
Corporation 


5 . 


3904 


European 
Union 


Tricon 
UK Ltd 


Energy Nil 


Formosa 
Plastics 
Corporation 


MT 


US 
Dollar 


6 . 


3904 


Taiwan 


Taiwan 


Nil 


MT 


Formosa 
Plastics 
Corporation 


Formosa 
Plastics 
Corporation 


US 
Dollar 


| 3904 


Taiwan 


Taiwan 


9 .47 


MT 


Ocean 
Plastics 
Ltd . 


Ocean Plastics 
Co. Ltd . 


US 
Dollar 


Co. 


8 . 


3904 


Taiwan 


Taiwan 


61. 25 


MT 


Any combination other than 
above 


US 
Dollar 


Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 


9 . 


3904 


Taiwan 


Any 


Any 


61.25 


MT 


US 
Dollar 


Any 
country 
except 
Taiwan 


10 . 


3904 


Taiwan 


| Any 


Any 


61.25 


MT US 

Dollar 


| Any country 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


11. | 3904 


139 .64 MT 


People s 
Republic 
China 


People s 
Republic of 
China 


US 
Dollar 


of 


Qingdao 
Haijing 
Chemical 
(Group) Co., 
Ltd . 


Qingdao 
Haijing 
Chemical 
(Group ) 
Ltd . 


12 . 


3904 


European 
Union 


Tricon 
UK Ltd 


Energy 


People s 
Republic of 
China 


139.64 


MT 


US 
Dollar 


Qingdao 
Haijing 
Chemical 
(Group ) Co., 
Ltd . 


13 . 


3904 


139 .52 MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


Yibin 
Tianyuan 
Group 
Limited 


Yibin Tianyuan 
Group Co . 
Limited 


US 
Dollar 


Co . 


[ 911 II - QU5 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14 . 


3904 


91. 27 | MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


Xinjiang 
Shihezi 
Zhongfa 
Chemical Co 
Ltd . 


| Xinjiang Tianye 
Foreign Trade 
Co.,Ltd 


US 
Dollar 


15 . | 3904 


MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


Tianjin LG 
Dagu 
Chemical 
Co., Ltd . 


Tianjin LG | 123 .27 
Dagu Chemical 
Co ., Ltd . 


US 
Dollar 


16 . 


3904 


123.27 | MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


Tianjin Dagu 
Chemical 
Co., Ltd . 


Tianjin Dagu 
Chemical Co ., 
Ltd . 


US 
Dollar 


17 . 


3904 


123. 27 


MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


US 
Dollar 


Shandong 
Ocean 
Chemical Imp 
& Exp Co., Ltd . 


Shandong 
Ocean 
Chemical 
Chlor 

- 
Alkali Resin 
Co., Ltd . 
Xinjiang 
Zhongtai 
Chemical 
Co ., Ltd 


18 . 


3904 


Xinjiang 


123.27 MT 


People s 
Republic of 
China 


| People s 
Republic of 
China 


US 
Dollar 


Zhongtai 
Chemical Co ., 


Ltd . 


19. 


3904 


123. 27 | MT 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


US 
Dollar 


Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 


Tangshan 
SanyouChlor 
Alkali Co., 
Ltd . 


Tangshan 
Sanyou 
International 
Industry Co ., 


Ltd .. 


20 . 


3904 


People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic of 
China 


Chiping 
Xinfa PVC 
Co., Ltd . 


MT US 

Dollar 


Ningbo Grand 123.27 
international 
Trading 
Company 
Limited . 


21. 


3904 


other than 


147 .96 


MT 


People s 
Republic of 
China 


People s Any combination 
Republic of | above 
China 


US 
Dollar 


22 . 


3904 


Any 


Any 


147 . 96 


MT 


People s 
Republic of 
China 


US 
Dollar 


Any 
country 
other than 
People s 
Republic of 
China 
People s 
Republic of 
China 


23 . 


3904 


Any 


Any 


147. 96 


MT 


US 
Dollar 


Any country 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


24 . | 3904 


| United States of United 
America 

States 
| America 


MT 


Tricon Dry 31. 22 
Chemicals LLC 


Formosa 
Plastics 
Corporation 


US 
Dollar 


of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


25 . 


3904 


US 
Dollar 


United States of United | Westlake Westlake | 29.99 MT 
America States of Vinyl 

Vinyls 
America Corporation Company LP 

or Westlake 
Vinyls 

Company LP 
| United States of United | Any combination other than 115 . 54 | MT 
America 

States of above 
America 


26 . 


3904 


US 
Dollar 


27 . 


3904 


Any 


115 .54 MT 


United States of 
America 


US 


Dollar 


Any country | Any 
other than 
United 
States of 
America 


28. 


3904 


Any 


Any 


115.54 | MT 


US 
Dollar 


of 


Any country United 
other than States 
subject 

America 
countries except 
Korea RP 


29. 


3904 


Indonesia 


Indonesia 


Any 


Any 


70 .58 


MT 


US 
Dollar 


30 . 


3904 


Indonesia 


Any 


70 .58 


MT 


Any country | Any 
other than 
Indonesia 


US 
Dollar 


Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 


31. 3904 


Indonesia 


Any 


Any 


70 .58 


IV 


US 


Dollar 


Any country 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


32 . | 3904 


Thailand 


| Thailand 


nailand 


| Any 


Any 


48 .21 


MT 


US 
Dollar 


33 . | 3904 


Thailand 


Any 


48 . 21 


MT 


| Any country | Any 
other than 
Thailand 


US 
Dollar 


34 . 


3904 


Thailand 


Any 


Any 


48 .21 


US 
Dollar 


Any country 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


35 . | 3904 


Malaysia 


Malaysia 


Any 


Any 


42 .92 


MT 


US 
Dollar 


[ 911 II - QU5 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


36 . 


3904 


Malaysia 


Any 


42 .92 


MT 


Any country | Any 
other than 
Malaysia 


US 
Dollar 


37 . 


3904 


| Any 


Any 


42 .92 


MT 


US 
Dollar 


| Any country |Malaysia 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


38. 


3904 


Japan 


Japan 


Any 


Any 


14 .95 


MT 


US 
Dollar 


Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
(suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade ) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 
Homopolymer 
of vinyl 
chloride 
monomer 
( suspension 
grade) 


39. | 3904 


Japan 


Any 


14 .95 


MT 


| Any country | Any 
other than 
Japan 


US 
Dollar 


40 . 


3904 


Japan 


Any 


Any 


| 14 .95 


MT 


US 
Dollar 


Any country 
other than 
subject 
countries except 
Korea RP 


Note: The product under consideration is homopolymer of vinyl chloride monomer ( suspension grade) where various 
polymer chains are not linked to each other ,which however, excludes the specialty poly vinyl chloride suspension resins such 
as cross- linked poly vinyl chloride, chlorinated poly vinyl chloride (CPVC ), vinyl chloride - vinyl acetate copolymer ( VC 
VAc ), poly vinyl chloride paste resin and poly vinyl chloride blending resin . 
2 . The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years ( unless revoked , 
superseded or amended earlier ) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in 
Indian currency. 
Explanation .- For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such 
anti -dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act. 

[ F . No . 354 /70 /2007 - TRU ( Pt.- 1)] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


